निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं o पटना 171) पटना , शुक्रवार , 

28 फरवरी 2020 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

10 जनवरी 2020 
सं ० 5 नि ० गो ० वि ० (2) 03 / 2018-13 / नि ० गो ० -- श्री कुमार विमल प्रसाद तदेन् जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य 


कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा हनुमाननगर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि ०, तीसीडीह , दरभंगा के साथ 


जलकरों की बंदोबस्ती ससमय नहीं की गई, जिसके कारण बंदोबस्ती वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का सरकारी राजस्व बकाया 


रह गया । इस कारण सरकार को राजस्व की क्षति हुई । उक्त आरोपों के लिये अधिसूचना संख्या 96 दिनांक 16.01.2018 द्वारा श्री 


प्रसाद को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प 129 निगो० दिनांक 25.05.2018 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 


प्रारंभ की गयी । 


श्री प्रसाद द्वारा निलंबन से मुक्त करने संबंधी अभ्यावेदन दिनांक 14.06.2019 माननीय मंत्री को संबोधित करते हुये 


समर्पित किया गया । उक्त अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि 


श्री प्रसाद का निलंबन अवधि लगभग 2 वर्ष की हो गयी है और इनके विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा भी दर्ज नहीं है, इसलिए 


सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 9180 दिनांक 03.07.1986 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में श्री प्रसाद को निलंबन से 

मुक्त 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2020 


करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलती 


रहेंगी । 


उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुमार विमल प्रसाद तदेन् जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह -मुख्य कार्यपालक 


पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति उप - मत्स्य निदेशक कार्यालय, मुंगेर को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


2. श्री प्रसाद के विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही चलती रहेंगी । 


3. निलंबन मुक्ति के पश्चात पदस्थापन की प्रतीक्षा में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में श्री प्रसाद 


योगदान समर्पित करेंगे । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 171-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


